निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 150) 


24 माघ 1935 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 13 फरवरी 2014 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

31 जनवरी 2014 
सं0 प्र02 / बोर्ड विविध - 10 / 2008 पार्ट - III- 02 — विद्युत अधिनियम 2003 ( 2003 का अधिनियम 36) की 
धारा - 126 के स्पष्टीकरण ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा : 

__ (1) वरीय प्रबन्धक (विजिलेन्स एवं कॉमर्शियल), मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को 
15 किलोवाट / 20एचपी से अधिक स्वीकृत भार 

(2) प्रबन्धक (विजिलेन्स एवं कॉमर्शियल), मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को 15 
किलोवाट / 20 एचपी तक स्वीकृत भार 


के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा - 126 के प्रयोजनार्थ मुजफ्फरपुर शहर के फेन्चाईजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण 
पदाभिहित करती है । 
2. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 150 -571+ 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


